रजिस्ट्री संडी० एल० - 33004/ 98 


REGD. NO . D. L.. 33004/13 


. 


. 


" 


सत्याचप्ले 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग 1 - खण्ड 1 
PARTI -- Section ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


से0 199 ] 
No. 199] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार, सितम्बर 10 , 1998 / भार 19, 1920 
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 10, 1998 /BHADRA 19 , 1920 


सूखमा और प्रसारण मंत्रालय 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1998 
संख्या 303 / 27 / 98 - एफ ( एफ ). -- समय - समय पर यथा संशोधित, दिनांक 24 नवम्बर, 1987 के भारत के असाधारण राजपथ के भाग 
खंड - 1, में प्रकाशित सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या - 303/ 10/ 87 - एफ ( एफ ) के तहत प्रकाशित भारत के राष्ट्रीय फिल्म समारोत्र 
के विनियमों के विनियम 6, 8, और १ तथा सिनेमा पर सर्वोत्तम लेखन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के विनियमों के यिनियम 5 के अनुसरण , केन्द्रीय सरकार 
से संबंधित जूरियों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित फिल्मों/ पुस्तकों/ यक्तियों को पुरस्कार देने का निर्णय किया है, राथा : -- 
क्र . सं. पुरस्कार का नाम 

पुरस्कार जीतने वाली फिल्म 

पुरस्कार का योग 
पुस्तक/ व्यक्ति 


- - 


- - - - - 


- 


1 


2 


3 


1. 


दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 


कवि प्रदीप 
( श्री रामचन्द्र नारायणजी विधेदी ) 


. - -- - -. ..- . . .- - . --. - - . -- . 
काधि प्रदीप ( रामानन्द्र नाराजी दिलेली 
349 , पंचामृत. एस. भी रो विले पार्ले ( पश्चिम , 
मुम्बई- 400056 को स्वर्ण कमल, एक शान 
एक लाख रुपये का नकद पुरस्कार । 


कथाचित्र वर्ग 
सर्वोत्तम कथाचित्र 


सायी साहेब 
( कन्नड़ ) 


निर्माता, सुश्री जयमाला, 549 , 13 मास,पुन 

आर. एम . वी . एक्सटेंशन, डालस कालोनी, - 
560094 को स्पर्ण कमल तथा 50,000/ 
का नकद पुरस्कार । 
निर्देशक , श्री गिरीश कामरवल्ली, 1015, नयाँ काम 
बंगलौर - 560094 को स्वर्ण कमल नया 5G,000/ 
रुपये का नकद पुरस्कार । 
निर्माता, श्री एन. कृष्णकुमार ( उन्नी ), कृपा करमर 
बनाकॉड तिरुवनंतपुरम, केरल कोस्तन 
सथा 25,000/ - रुपये का नकद पुरस्कार 


निर्देशक की सर्वोत्तम प्रथम फिल्म 
के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 


भूत: कन्नाडि 
( मलयालम ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


7 .. - - . . 


- - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


2476 GI/ 98 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC . I ] 


- 


3 


स्वस्थ मनोरंजन करने वाली 
सर्वोत्तम लोकप्रिय फिल्म 


दिल तो पागल है 
( हिन्दी ) 


बार्डर 


राष्ट्रीय एकता सम्बन्धी सर्वोत्तम 
कथाचित्र के लिए नरगिस दत्त 
पुरस्कार 


(हिन्दी ) 


5. 


परिवार कल्याण पर सर्वोत्तम फिल्म 


समान्दरंगल 
( मलयालम ) 


निर्देशक, श्री ए. के. लोकितदास, शंतिनिकेतन, थोट्टा 
कटटूकरा, पो. अलूरा, तिरुवनंतापुरम , केरल को स्वर्ण 
कमल तथा 25 ,000/- रुपये का नकद पुरस्कार । 
निर्माता, यश चोपड़ा, में. यशराज फिल्म्स प्रा. लि . 
पार्क , जलपंखी सोसायटी, जूह, मुम्बई - 400049 को 
स्वर्ण कमल तथा 40,000/ - रुपये का नकद पुरस्कार । 
निर्देशक , यश चोपड़ा, मै , यशराज फिल्मस प्रा.लि . 
17 विकास , जलपंखी सोसायटी, जूह, मुंबई 
400049 को स्वर्ण कमल तथा 40,000 रुपये का 
नकद पुरस्कार । 
निर्माता, श्री जे. पी. दत , 101, 102, सिल्वरबीच 
अपार्टमेंट, ए. बी , नायर, रोड़, जूह, मुम्बई- 400049 
को रजत कमल तथा 30, 000/ - रुपये का नकद 
पुरस्कार । 
निर्देशक , श्री जे. पी . दसा, 101, 102 , सिल्वरबीच 
अपार्टमेंट, ए. बी . नायर रोड़, जूह, मुंबई - 400049 
को रजत कमल तथा 30 ,000/ - रुपये का नकद 
पुरस्कार । 
निर्माता , श्री एस, बालाघान्द्रा मेनन, वी एडं धी, कोचर 
रोड़, शास्तामंगलम, पी . त्रिवेन्द्रम - 695010, केरल 
को रजत कमल तथा 30, 000/ - रुपये का नकद 
पुरस्कार । 
निर्देशक , श्री एस . बालाचन्द्रा मेनन, वी एंड बी , 
कोचर रोड़ शास्तामंगलम, पो . त्रिवेन्द्रम - 695010 , 
केरल को रजत कमल तथा 30, 000/ - रुपये का 
नकद पुरस्कार । 
निर्माता, फिल्म्स डिवीजन, 24 डा. जी . देशमुख 
मार्ग, मुबई - 400026 को रजत कमल तथा 30,000/ 
रुपये का नकद पुरस्कार । 
निर्देशक, श्री दीपक रॉय जे - 1977, चितरंजन पार्क , 
नई दिल्ली - 110019, को को रजत कमल तथा 
30,000 / - रुपये का नकद पुरस्कार । 
निर्देशक , श्री जे. पी . दसा, 101, 102, सिल्वर बीच 
अपार्टमेंन्ट ए. बी . नायर रोड़ जूह, मुबई - 400049 
को रजत कमल तथा 30,000/ - रुपये का नकद 
पुरस्कार । 
निर्माता, श्री आर. महादेव गौडा, चेयरमैन , धीरज 
एंटरटेनमेंट एंड एनरिचमेंट प्रा. लि ., 103 , वी एच बी 
सी एस , लेआऊट, महालक्ष्मीपुरम , बेंगलौर 
560086 को रजत कमल तथा 30,000/ - रुपये का 
नकद पुरस्कार । 
निर्देशक , श्री केसरी हरवू, 720, 10वां क्रास , इयो 
मेन, एम . सी. लेआऊट, विजयनगर, बेंगलौर 560040 
को रजत कमल तथा 30,000/ - रुपये का नकद 
पुरस्कार । 


अन्य सामाजिक मुद्दों पर 
सर्वोत्तम फिल्म 


धन्ना 
(हिन्दी ) 


7. 


. 


पर्यावरण / संरक्षण/ परिरक्षण पर 
सर्वोत्तम कथाचित्र पुरस्कार 


भूमिगीता 
( कन्नड़ ) 


